निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 भाद्र 1938 ( श0 ) 
( संo पटना 705 ) पटना , शुक्रवार , 2 सितम्बर 2016 


उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

31 अगस्त 2016 
सं० 02 / उ०नि० (क्रय अधिमानता ) - 23 - 05 / 2014 - 3157 — सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यमियों के द्वारा उत्पादित 
वस्तुओं को क्रय में अधिमानता देकर उन्हें संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम विकास 
अधिनियम , 2006 लागू की गई है । इस संदर्भ में सामग्री खरीद अधिमानता नीति भी लागू है । सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम 
उद्यमियों के विकास हेतु प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित 
करने , सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यमियों के हित में परामर्श देने हेतु राज्य स्तरीय परामर्शदातृ पर्षद का गठन करने का 
प्रावधान किया गया है । 

2. उक्त प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 3448 दिनांक 14.08.2014 द्वारा राज्य स्तरीय 
परामर्शदातृ समिति का गठन किया गया था । पर्षद के सदस्यों का दो वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण पर्षद 
का पुनर्गठन किया जाना है । 

3. फलतः राज्य स्तरीय परामर्शदातृ पर्षद { State Level Adsvisory Board (SLAB) } का पुनर्गठन 
निम्न प्रकार किया जाता है: 
प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार , पटना 

अध्यक्ष 
प्रधान सचिव, वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना 

सदस्य 
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग , बिहार, पटना 

सदस्य 
प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना 

सदस्य 
प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना 

सदस्य 
प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग , बिहार, पटना 

सदस्य 
प्रधान सचिव , लोक स्वास्थ्य अभि० विभाग , बिहार, पटना 

सदस्य 
उद्योग निदेशक , बिहार, पटना 

सदस्य 
निदेशक , एम० एस० एम०ई०डी०आई०, पटना 

सदस्य सचिव 
अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर ( होल्डिंग ) कंपनी, पटना 

सदस्य 
जोनल वाणिज्य प्रबंधक , पूर्व मध्य रेल , हाजीपुर 

सदस्य 
12. महाप्रबंधक , इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि०, पटना सदस्य 

महाप्रबंधक, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लि०, पटना सदस्य 


- 
No 
+ 
o 
oo 
o 
9 
FN 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 2 सितम्बर 2016 
___ वरीय प्रबंधक , राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि0, पटना 

सदस्य 
अधीक्षण अभियंता, सी0पी0डब्लू0डी0, पटना 

सदस्य 
16. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस०बी०आई० ) सदस्य 
अध्यक्ष , बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज 

सदस्य 
अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना 

सदस्य 
अध्यक्ष, महिला विकास निगम , बिहार, पटना 

सदस्य 
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग , बिहार, के द्वारा 

मनोनीत अभियंत्रण / पॉलीटेकनिक कॉलेज के प्रतिनिधि सदस्य 
21 . चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान , पटना के प्रतिनिधि 

सदस्य 
4. उपर्युक्त के अलावा राज्य स्तरीय परामर्शदातृ पर्षद के अध्यक्ष को राज्य के औद्योगिक विकास के लिए 
आवश्यक 4 अन्य सदस्य को भी आमंत्रित / मनोनीत करने का अधिकार होगा । 

5. उक्त समिति का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक , में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , →टना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 705 - 571 + 10 - डी0टी0जी0I 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


